सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 फाल्गुन , 1937 ( श०) 


संख्या 7 राँची, बुधवार 


2 मार्च, 20 16 ( ई० 


विषय- सूची 

पृष्ठ 
भाग 1- नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 24.3 1 भाग-4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग-5 - झारखण्ड विधानसभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उप- स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख. मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई. एस . सी., बी. ए, प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2 , एम. बी . बी. एस., बी . सी. ई.,डिप० इन- एड., 

भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 

एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है | 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग-8 . भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग-9 . विज्ञापन 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग-9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक . . 
पूरक अ 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार , 2 मार्च, 2016 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


झारखण्ड विधान- सभा सचिवालय 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


अधिसूचना 

6 जनवरी , 2016 ई01 
संख्या-वि०स0वि0-46 / 2015 -01 /वि0स0| झारखण्ड विधान सभा की अधिसूचना संख्या . 
46 / 2015- 3216, दिनांक 22 दिसम्बर , 2015 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है कि चुतर्थ झारखण्ड विधान सभा की चतुर्थ ( शीतकालीन सत्र में दिनांक 
21 दिसम्बर, 2015 को पारित प्रस्ताव के आलोक में " झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय ( संशोधन ) 
विधेयक, 2015" पर विचार के लिए झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के 
नियम- 72 के अधीन गठित प्रवर समिति का कार्यकाल 31 जनवरी, 2016 तक विस्तारित किया 
जाता है । 

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान- सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान- सभा, रांची । 


अधिसूचना 


27 जनवरी, 2016 ई0 । 


संख्या- ध्या0 एवं अना0प्र0-03/ 2015- 223/ वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के 
के लिए प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 4 मार्च, 2015 को सदन में श्री राधाकृष्ण किशोर 
एवं अन्य स0वि0स0 की राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान ( रिम्स), राँची में व्याप्त अव्यवस्था को दूर 
करने विषयक ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार के उत्तर एवं सदन में हुए वाद -विवाद के आलोक 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 2 मार्च, 20 16 


में उपर्युक्त विषय की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन 
संचालन के नियम- 223 (1) के अधीन अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा झारखण्ड विधान सभा 
सचिवालय के अधिसूचना सं0-ध्या0 वं अना0प्र0-03 /15-142 /वि0स0 , राँची,दिनांक- 17 मार्च, 2015 
द्वारा गठित विशेष समिति का कार्यकाल इससे संबंधित पूर्व की अधिसूचना संख्या- 669, दिनांक- 16 
16 जून, 2015, अधिसूचना संख्या- 1004 , दिनांक 30 जुलाई, 2015 , अधिसूचना संख्या- 1225 , 
दिनांक 14 अगस्त, 2015, अधिसूचना संख्या- 1365, दिनांक 14 सितम्बर , 2015 एवं अधिसूचना 
संख्या- 1682, दिनांक 14 दिसम्बर , 2015 एवं अधिसूचना संख्या- 77, दिनांक 13 जनवरी, 2016 के 
क्रम में अगले दो माह अर्थात् दिनांक- 26 मार्च,2016 तक के लिए विस्तारित किया जाता है । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

शिशिर कुमार झा , 

संयुक्त सचिव, 
झारखण्ड विधान - सभा, रांची | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


अधिसूचना 
19 जनवरी, 16 


संख्या- 01 स्था0 - 05 / 2012 - 115 / विण्स | श्री बिनय कुमार सिंह प्रभारी सचिव, झारखण्ड 
विधान सभा , दिनांक 20 जनवरी, 2016 से 25 जनवरी, 2016 तक अखिल भारतीय पीठासीन 
पदाधिकारी के सम्मलेन में भाग लेने हेतु गाँधीनगर, गुजरात के लिए प्रस्थान करेगें | उनके 
अनुपस्थिति में दिनांक 20 जनवरी, 2016 से 25 जनवरी, 2016 तक श्री कुमार माधवेन्द्र सिंह 
अपर सचिव उक्त अवधि तक के लिए प्रभारी सचिव के प्रभार में रहेगें | 


(ii) श्री सिंह, झारखण्ड विधान सभा के सचिव पद के सभी दायित्वों का निर्वहन करेगें | 


माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान- सभा के आदेश से , 

नवीन कुमार, 

उप सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, रांची । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार , 2 मार्च, 2016 


अधिसूचना 

7 अगस्त, 2014 
संख्या जि0परि0 एवं पं0रा0स0- 01 / 14 - 1583 वि0स0 । एतद् द्वारा सर्वसाधारण को 
जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य 
संचालन के नियम- 255 (1 ) के अधीन माननीय अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा द्वारा झारखण्ड 
विधान सभा की जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति का गठन वर्ष 2014- 15 के लिए निम्न 
प्रकार से किया गया है . 
1. श्री चन्द्रप्रकाश चैधरी , 

स0वि0स0, सभापति 
श्री अरविन्द कुमार सिंह , स0वि0स0, सदस्य 
__ श्री पौलुस सुरीन , 

स0वि0स0, सदस्य 
___ श्री नवीन जायसवाल, 

स0वि0स0 , सदस्य 
श्री सावना लकड़ा, 

स0वि0स0, सदस्य 
श्री चन्द्रप्रकाश चैधरी, स0वि0स0 इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके 
सचिव होंगे । 

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नई समिति के गठन 
तक होगा । 

मा0 अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव, 

झारखण्ड विधान सभा, रांची | 
........... 
अधिसूचना 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1 अगस्त , 2014 


संख्या. सदा0स0- 06 / 2012- 1585 /वि०स०। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित 
किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-223(1) के 
अधीन माननीय अध्यक्ष ने झारखण्ड विधान सभा की सदाचार समिति का गठन निम्न प्रकार से 
किया है. 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 2 मार्च, 2016 


श्रीमती सुधा चैधरी स०वि०स० सभापति 
श्री माधव लाल सिंह सवि0स0 

सदस्य 
श्री ग्लेन जोसेफ गालस्टीन स0वि0स0 

सदस्य 
श्री मिस्त्री सोरेन 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्रीमती सुधा चैधरी स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके 
सचिव होंगे । 

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से नयी समिति के गठन तक 
होगा । 

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा , रांची | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


अधिसूचना 


7 अगस्त , 2014 


संख्या प्रत्या0 वि0स0- 03/ 14 - 1599/वि0स0 | एतद् द्वारा सर्वसाधारण को जानकारी के 
लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के 
नियम-231 (1) के अधीन माननीय अध्यक्ष महोदय ने झारखण्ड विधान सभा की प्रत्यायुक्त 
विधान समिति का गठन वर्ष- 2014- 15 के लिए निम्न प्रकार से किया है . 


1. 


श्री अनन्त प्रताप देव, 


स0वि0स0, 


सभापति 


2. 


श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी, 


स0वि0स0 , 


सदस्य 


___ श्री चमरा लिण्डा , 


स०वि०स० , 


सदस्य 


__ श्री निजामुद्दीन अंसारी, 


स0वि0स0, 


सदस्य 


or 


श्री सावना लकड़ा, 


स०वि०स0, 


सदस्य 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 2 मार्च, 2016 


37 


श्री अनन्त प्रताप देव इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव 
होंगे । समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से समिति के अगले गठन तक 
होगा । 


मा0 अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव, 
झारखण्ड विधान सभा, रांची | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. । 


अधिसूचना 

14 दिसम्बर, 2015 ई01 
संख्या- ध्या0 एवं अना0प्र0-03 / 2015 -1682 /वि0स0 । एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी 
के लिए प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक- 04 मार्च, 2015 को सदन में श्री राधाकृष्ण किशोर 
एवं अन्य स0वि0स0 की राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची में व्याप्त अव्यवस्था को दूर 
करने विषयक ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार के उत्तर एवं सदन में हुए वाद विवाद के आलोक 
में उपर्युक्त विषय की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन 
संचालन के नियम- 223(1) के अधीन अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा झारखण्ड विधान सभा 
द्वारा झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या ध्या0 एवं अना0प्र0- 03 / 15 
142 /वि0स0 , राँची, दिनांक 17 मार्च, 2015 द्वारा गठित विशेष समिति का कार्यकाल इससे संबंधित 
संबंधित पूर्व की अधिसूचना संख्या- 669 , दिनांक 16 जून, 2015, अधिसूचना संख्या- 1004 , दिनांक 
30 जून, 2015 , अधिसूचना संख्या- 1225, दिनांक 14 अगस्त, 2015 एवं अधिसूचना संख्या- 1365 , 
दिनांक 14 सितम्बर, 2015 के क्रम में अगले दो माह अर्थात् दिनांक 11 जनवरी, 2016 तक के 
लिए विस्तारित किया जाता है । 

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


शिशिर कुमार झा , 

संयुक्त सचिव, 
झारखण्ड विधान- सभा, राँची । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 2 मार्च, 2016 


अधूिसचना 


7 अगस्त, 2014 


संख्या- लोले0स0- 02 / 2010 -904 / वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के 
नियम- 237 ( 1) के अधीन माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा ने झारखण्ड विधान सभा की 
लोक लेखा समिति का गठन वर्ष 2014- 15 के लिए निम्न प्रकार किया गया है: . 


श्री चनद्रेश्वर प्रसाद सिंह 


स0वि0स0 


सभापति , 


श्री नलिन सोरेन 


स0वि0स0 


सदस्य , 


श्री अमित कुमार यादव 


सवि०स० 


सदस्य , 


श्री बन्ना गुप्ता 


सवि०स० 


सदस्य, 


श्री गोपाल कृष्ण पातर 


स0वि0स0 


सदस्य । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची । 


. 


. 


. 


अधूिसचना 

7 अगस्त , 2014 
संख्या-वि0स0 (विशेषा) 01 /...910 / वि0स0। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित 
किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 
245 (1) के अधीन माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का गठन 
निम्न प्रकार किया गया है: . 
अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा 

सभापति , 
संसदीय कार्य मंत्री, झारखण्ड सरकार 


सदस्य , 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार , 2 मार्च, 2016 


नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा 


सदस्य , 


श्री सरफराज अहमद 


स0वि0स0 


सदस्य , 


श्री समरेश सिंह 


स0वि0स0 


सदस्य , 


स0वि0स0 


सदस्य 


विशेष आमंत्रित सदस्य 

श्री विनोद कुमार सिंह 
श्री सौरभ नारायण सिंह 
श्री सुदेश कुमार महतो 


स0वि0स0 


सदस्य 


स0वि0स0 


सदस्य 


अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके 
सचिव होंगे। इस समिति का कार्यकाल अधिसुचना की तिथि से नयी समिति के गठन तक 
होगा । 


माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान- सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान- सभा , राँची । 


अधिसूचना 

7 अगस्त , 20 14 
संख्या- प्र0 एवं ध्या0 - 05 / 13 - 916 /वि0स0 | एतद् द्वारा सर्वसाधारण को जानकारी के लिए 
प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 253 
(1 ) के अधीन माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा ने वर्ष 2014- 15 के लिए झारखण्ड विधान 
सभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है . 


1. 


श्री अरूप चटर्जी, 


सवि0स0, सभापति 


2. 


श्री दीपक बिरूवा, 


स0वि0स0 , सदस्य 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 2 मार्च, 2016 


3. 


श्री रामचन्द्र बैठा , 


सवि0स0, सदस्य 


4. 


श्री हरिनारायण राय, स0वि0स0, सदस्य 


श्री अरूप चटर्जी, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । 


समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से समिति के गठन तक होगा। 


मा0 अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, रांची | 


अधिसूचना 

22 दिसम्बर, 2015 
संख्या. कार्मिक- 01/ 2015 - 1710 / वि0स0I सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है कि चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के उप चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र संख्या 
72 ( लोहरदगा) अ0 ज0 जा0 से निर्वाचित सदस्य श्री सुखदेव भगत ने सदन में दिनांक 
21 दिसम्बर , 2015 को विधान सभा सदस्य के रूप के हिन्दी भाषा में प्रतिज्ञान किया | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव 
झारखण्ड विधान सभा, रांची | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


अधिसूचना 
22 दिसम्बर , 2015 ई01 


संख्या-वि0स0वि0 - 46/ 2015-3216 /वि0स0। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित 
किया जाता है कि चुतर्थ झारखण्ड विधान सभा की चतुर्थ ( शीतकालीन सत्र में दिनांक 
21 दिसम्बर , 2015 को पारित प्रस्ताव के आलोक में माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा ने 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 2 मार्च, 2016 


" झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय ( संशोधन) विधेयक, 2015 " पर विचार के लिए झारखण्ड विधान 
सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम -72 के अधीन प्रवर समिति का गठन निम्न 
प्रकार से किया जाता है . 


01. डॉ . नीरा यादव 


मंत्री 


सभापति , 


उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग , 


झारखण्ड सरकार, राँची । 


02. माननीय विधि मंत्री, झारखण्ड सरकार, राँची । 


सदस्य , 


( अथवा मंत्री प्रभारी विधिा द्वारा नामित राज्य सरकार का कोई अन्य मंत्री) 


03 . श्री राधाकृष्ण किशोर 


स०वि०स० 


सदस्य , 


04. श्री प्रदीप यादव 


सवि०स० 


सदस्य , 


05. श्री कुणाल षडंगी 


सवि०स० 


सदस्य, 


06. श्री बालद 


स0वि0स0 


सदस्य , 


07. श्री शिवशंकर उराँव 


स०वि०स० 


सदस्य । 


सभा सचिव इस प्रवर समिति के सचिव होंगे। समिति का कार्यकाल अधिसूचना 
निर्गत होने की तिथि से 15 ( पन्द्रह) दिन की होगी । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से, 

बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान- सभा , राँची । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 2 मार्च, 2016 


अधिसूचना 


25 जून , 2015 


संख्या- आय व्ययका बजट )- 05 / 2015 - 2387 / वि0स0 । एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी 
जानकारी के लिए प्रकाषित किया जाता है कि दिनांक - 16 मार्च, 2015 को झारखण्ड विधान सभा 
में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले की अनुदान की माँग पर चर्चा एवं सरकार के 
के उत्तर के आलोक में झारखण्ड में वर्ष 2014- 15 में नमक क्रय हेतु निकाली गयी निविदा एवं 
उसके निष्पादन में बरती गयी अनियमित्ताओं की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान सभा 
की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 223 (i) के तहत् पत्रांक- 1248 , दिनांक 1 अप्रैल , 2015 
द्वारा गठित विषेष समिति की अवधि का विस्तार दिनांक- 14 अगस्त 2015 तक किया जाता है । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह, 
__ प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, रांची । 


........... 
अधिसूचना 


19 जनवरी, 2016 ई01 


संख्या कार्मिक- 14 / 2014 -125/ वि0स0 । एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाशित किया जाता है कि श्री निजामुद्दीन अंसारी,पूर्व सवि0स0 को कारावास की सजा दिये 
जाने संबंधी सूचना द्वितीय अनुसूची के प्रपत्र ख में सभा सचिवालय को उपलब्ध नहीं कराया 
गया । इससे संबंधित न्यायाधीश ए0पी0पी0 ,उपायुक्त , गृह विभाग के पदाधिकारियों की संलिप्तता की 
की जाँच कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के निमित्त झारखण्ड विधान सभा की 
प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम - 223(1) के तहत् त्रिसदस्यीय समिति का गठन माननीय 
अध्यक्ष, झजरखण्ड विधान सभा के द्वारा निम्न प्रकार से किया गया है: . 
01 . श्री स्टीफन मराण्डी 

स0वि0स0 संयोजक , 


02 . श्री राधाकृष्ण किशोर 


स0वि0स0 


सदस्य , 


03. श्री अरूप चटर्जी 


सवि०स० 


सदस्य । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 2 मार्च, 2016 


१२ 


श्री स्टीफन मराण्डी,स0वि0स0 इस त्रिसदस्यीय समिति के संयोजक होंगे । सभा 
सचिव समिति के सचिव होंगे । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान - सभा , राँची । 


अधिसूचना 
30 दिसम्बर, 2015 ई01 


संख्या- ध्या0 एवं अना0प्र0-07 / 2015- 1733 /वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी 
के लिए प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 26 मार्च, 2015 को सदन में श्री स्टीफन मराण्डी, 
स0वि0स0 झारखण्ड सरकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कोटि के कर्मियों को दी जानेवाली 
प्रोन्नति में कथित रूप से अनियमितता बरते जाने विषयक ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार के 
उत्तर एवं सदन में हुए वाद -विवाद के आलोक में उपर्युक्त विषय की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु 
झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम- 223 (1) के अधीन अध्यक्ष , झारखण्ड 
विधान सभा द्वारा झारखण्ड विधान सभा के अधिसूचना संख्या ध्या0 एवं अना0प्र0- 07 / 2015-188 / 
वि0स0 , राँची, दिनांक 7 अप्रैल, 2015 तथा अधिसूचना संख्या 862 , दिनांक 6 जुलाई, 2015 एवं 
अधिसूचना संख्या-1459, दिनांक 5 जनवरी, 2015 द्वारा गठित विशेष समिति का कार्यकाल 
दिनांक 31 मार्च, 2016 तक के लिए विस्तारित किया जाता है । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

शिशिर कुमार झा , 

संयुक्त सचिव, 
झारखण्ड विधान सभा, राँची । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 2 मार्च, 2016 


अधिसूचना 


13 जनवरी, 2016 ई01 


संख्या ध्या0 एवं अना0प्र0- 03 / 2015 - 77/ वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के 
लिए प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 04 मार्च, 2015 को सदन में श्री राधाकृष्ण किशोर एवं 
अन्य स0वि0स0 की राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान ( रिम्स), राँची में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने 
विषयक ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार के उत्तर एवं सदन में हुए वाद- विवाद के आलोक में 
उपर्युक्त विषय की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के 
के नियम- 223 (1) के अधीन अध्यक्ष, झारखण्ड विधान- सभा द्वारा झारखण्ड विधान सभा द्वारा 
झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या ध्या0 एवं अना0प्र0- 03 / 15 
142 /वि0स0 , राँची, दिनांक 17 मार्च 2015 द्वारा गठित विशेष समिति का कार्यकाल इससे संबंधित 
संबंधित पूर्व की अधिसूचना संख्या- 669 , दिनांक 16 जून, 2015, अधिसूचना संख्या- 1004, दिनांक 
30 जुलाई, 2015, अधिसूचना संख्या- 1225, दिनांक 14 अगस्त, 2015 एवं अधिसूचना संख्या 
1365, दिनांक 14 सितांबर, 2015 एवं अधिसूचना संख्या- 1682 , दिनांक 14 दिसम्बर , 2015 के 
क्रम में दिनांक- 26 जनवरी, 2016 तक के लिए विस्तारित किया जाता है । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


शिशिर कुमार झा , 

संयुक्त सचिव, 
झारखण्ड विधान सभा, राँची । 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार , 2 मार्च, 2016 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


अधिसूचना 

9 फरवरी, 2016 
संख्या-1/ विविध- 818/ 09 का . . 1167-- श्री हर्ष मंगला, भा .प्र. से. ( झाः08 ), उपायुक्त , गोड्डा, 
झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 18(B) के तहत दिनांक 
03 फरवरी, 2016 से 15 फरवरी, 2016 तक कुल 13 दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति दी 
जाती है । 

2. इनके अवकाश अवधि में उप विकास आयुक्त , गोड्डा दैनिक कार्यों के प्रभार में 
रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


अधिसूचना 
27 जनवरी, 2016 


संख्या-3/ से0 वि0 -0 4 -23/ 20 14 का0 - 638 / झरखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री कुमार 
मिथिलेश प्रसाद, उप विकास आयुक्त , जामताड़ा का दिनांक 5 दिसम्बर , 1996 से 13 मार्च, 
1997 तक असाधारण अवकाश के रूप में झारखंड सेवा संहिता के नियम-236 के तहत स्वीकृत 
किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


46 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 2 मार्च, 2016 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


अधिसूचना 

____ 22 फरवरी, 2016 
संख्या- म0बा0स0- 01 / 15- 441 /वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाषित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या: 50 , 
दिनांक - 23 मार्च, 2015 के क्रम में महिला एवं बाल विकास समिति का कार्यकाल दिनांक 
31 मार्च, 2016 तक विस्तारित किया जाता है | 

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा , रांची | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


अधिसूचना 


22 फरवरी, 2016 


संख्या- सा0प्र0स0 -01 / 15- 445 /वि0 स0 । एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाषित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा के अधिसूचना संख्या- सा0प्र0स0 -1/2015, 42 , 
वि0स0, राँची, दिनांक - 23 फरवरी, 2015 के क्रम में झारखण्ड विधान सभा की सामान्य प्रयोजन 
समिति का कार्यकाल दिनांक - 31 मार्च 2016 तक विस्तारित किया गया है । 


मा0 अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से, 


बिनय कुमार सिंह , 


प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. । 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार , 2 मार्च, 2016 


47 


अधिसूचना 


22 फरवरी, 2016 


संख्या. युसंखेण्कु0एवं पु0वि0स0 - 01 / 15 - 447/ वि0स0| एतद द्वारा सर्वसाधारण की 
जानकारी के लिए प्रकाषित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा के अधिसूचना संख्या . 
यु०सं०खे0कु0एवं पु0वि0स0 -01 / 15 - 34 , दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा वर्श: 2015 - 16 के लिए 
गठित झारखण्ड विधान सभा के युवा संस्कृति, खेलकूद एवं पुस्तकालय विकास समिति का 
कार्यकाल दिनांक 31 मार्च 2016 तक विस्तारित किया जाता है । 

मा0 अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव, 
झारखण्ड विधान सभा, राँची । 


अधिसूचना 


22 फरवरी, 2016 


संख्या. अजा0अ0ज0जा0क0स0-01/ 15-449 / वि0 स0 । सर्वसाधारण की जानकारी के 
लिए यह प्रकाषित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा के अधिसूचना सं0 
अ0जा0अ0ज0जा0क0स0-01 / 15 -56, वि0स0, दिनांक 23 फरवरी, 2015 के क्रम में झारखण्ड 
विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम . 259 के अधीन वर्श 2015-16 के लिए 
गठित झारखण्ड विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का 
कार्यकाल दिनांक- 31 मार्च, 2016 तक विस्तारित किया जाता है । 


मा0 अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


बिनय कुमार सिंह, 
प्रभारी सचिव झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


48 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 2 मार्च, 2016 


मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 

( संसदीय कार्य 


अधिसूचना 


22 जनवरी, 2016 ई01 
संख्या- कार्यक0सू0- 13/ 2015 - 45 / संख्या -मं0मं0स0- 05 /वि0स0-. सत्र- 03 / 2015- 97 माननीया 
राज्यपाल महोदया, झारखण्ड का दिनांक 19 जनवरी, 2016 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण 
के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 


" भारत के संविधान के अनुच्छेद- 174 के खण्ड (2) के उप खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
प्रयोग करते हुए मैं , द्रौपदी मुर्मू, झारखण्ड की राज्यपाल, इसके द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर , 2015 को 
को विधान सभा की बैठक की समाप्ति के पश्चात् झारखण्ड विधान सभा का सत्रावासन 
करती हूँ ।" 

द्रौपदी मुर्मू, 
झारखण्ड के राज्यपाल | 


. 


. 


. 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

22 फरवरी, 2016 
संख्या. ध्या0 एवं अनागत प्र0-01 / 15 - 469/वि0 स0 । एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी 
जानकारी के लिए प्रकाषित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा के अधिसूचना संख्या 
ध्या0 एवं अनागत प्र0 - 01 / 15 -90 , दिनांक - 23 फरवरी, 2015 एवं 1380, दिनांक 
16 सितम्बर, 2015 द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम . 253 
(1 ) के अधीन वर्श. 2015- 16 के लिए गठित झारखण्ड विधान सभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्शण एवं 
अनागत प्रष्न समिति का कार्यकाल 31 मार्च 2016 तक विस्तारित किया जाता है । 

मा0 अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह, 
प्रभारी सचिव , झारखण्ड विधान सभा, राँची । 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार , 2 मार्च, 2016 


अधिसूचना 

22 फरवरी, 2016 
संख्या . नियम सं0- 01/ 10 - 473 /वि0 स0 । झारखण्ड विधान सभा के अधिसूचना सं0 
नियम सं0 - 01 / 10- 83 , दिनांक 23 फरवरी, 2015 के क्रम में झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया 
तथा कार्य संचालन के नियम- 250 ( 2) के अधीन वर्श 2015-16 के लिए गठित झारखण्ड विधान 
सभा की नियम समिति का कार्यकाल दिनांक- 31 मार्च, 2016 तक विस्तारित किया 
जाता है । 

मा0 अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह, 
प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


अधिसूचना 

22 फरवरी, 2016 
संख्या- लो0ले0स0 -01 / 2015- 483 / वि०स० । एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाषित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की अधिसूचना सं0- लो0ले0स0- 01 / 2015 
76 /वि0स0- रांची, दिनांक 23 फरवरी, 2015 के क्रम में झारखण्ड विधान सभा की लोक लेखा 
समिति का कार्यकाल दिनांक - 31 मार्च, 2016 तक विस्तारित किया गया है . 

मा0 अध्यक्ष महोदय के आदेश से, 

बिनय कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा , रांची | 


अधिसूचना 


15 जवारी, 2016 
संख्या. कार्मिक- 18/ 2016- 80 / वि0स0 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित 
किया जाता है कि श्री रधुनन्दन मण्डल, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा क्षेत्र संख्या- 17 ( गोड्डा) 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 2 मार्च, 20 16 


का दिनांक 03 जनवरी, 2016 एवं 4 जनवरी, 2016 को मध्य रात्रि में असामयिक निधन हो जाने 
के फलस्वरूप उक्त स्थान, उक्त तिथि से रिक्त हो गया हैं | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से, 

बिनय कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान- सभा , रांची | 


. . . . . . . . . . . 


अधिसूचना 

22 फरवरी, 2016 
संख्या- प्रत्या०वि०स०- 01/ 2015- 451/वि0 स0। सभा सचिवालय के ज्ञापांक सं0- 32, दिनांक 
23 फरवरी, 2015 एवं ज्ञापांक सं0 - 69, दिनांक - 27 फरवरी, 2015 के क्रम में एतद् द्वारा 
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की 
प्रत्यायुक्त विधान समिति का कार्यकाल दिनांक- 31 मार्च 2016 तक के लिए विस्तारित किया 
जाता है । 

मा0 अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव , 

झारखण्ड विधान सभा, राँची । 
.. . . ... .. .. 

अधिसूचना 
18 फरवरी, 2016 ई० । 


संख्या-वि०स०वि०. 03/ 20 16 - 12 2 5/ वि०स० | निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड 
विधान सभा में दिनांक 18 फरवरी, 2016 को पुरःस्थापति हुआ था । झारखण्ड विधान 
सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-6 8 के अन्तर्गत उद्देश्य और 
हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 2 मार्च, 2016 


विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया 
गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान सभा के सचिव के नाम के साथ 
जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है । प्रकाशित करें । 


झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव 
झारखण्ड विधान सभा, राँची । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 2 मार्च, 2016 


झारखण्ड विनियोग ( संख्या- 01 ) अधिनियम , 2016 


की सेवामा 


झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष 
की सेवा के शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त अधिनियम | 


भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मण्डल द्वारा यह 
निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो : 


1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारम्भ : (i) यह अधिनियम झारखण्ड विनियोग 

( संख्या- 0 1) अधिनियम , 20 16 कहा 
जा सकेगा । 


(in इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य 

में होगा । 


( ii) यह 1ली अप्रैल, 20 15 से प्रवृत्त हुआ 

समझा जायेगा । 


2. 20 15 -16 वर्ष के लिए झारखंड राज्य की संचित निधि में से 18 4 1,02 ,16 ,550 
( एक हजार आठ सौ एकतालीस करोड़ दो लाख सोलह हजार पाँच सौ पचास रुपये की निकासी 
| - झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे 
में , 1ली अप्रैल, 2015 को शुरू होनेवाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न 
व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 18 4 1,02, 16 ,550 ( एक हजार आठ सौ एकतालीस करोड़ दो लाख 
सोलह हजार पाँच सौ पचास) रुपये की , जो अनुसूची के स्तम्भ- 6 में उल्लिखित राशियों से 
अधिक न होंगे, निकासी की जा सकेगी । 

3 . विनियोग | - इस अधिनियम के द्वारा झारखंड राज्य की संचित निधि में से 
निकासी के लिए प्राधिकृत राशियाँ 1ली अप्रैल , 2015 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से 3 1वीं मार्च, 
20 16 तक संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके सम्बन्ध 
में विनियोजित की जायेंगी । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 2 मार्च, 2016 


अनुसूची / Schedule 
( धाराएं 2 और 3 देखें | See Article 2 & 3 ) 


अनाधिक राशियां | Amount not to exceed 


मांग/विनियोग | सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | 
___ Demand / 

Services of Demand or 
Appropriation 

Appropriation 


राजस्व / पूंजी 
Revenue/ 
Capital 


झारखंड विधान सभा 

द्वारा दिए गए 
अनुदान | Grants 
approved by the 
Jharkhand Assembly 


राज्य की संचित 
निधि पर प्रभृत / 
Charged on the 

State 
Consolidated 

Fund 


योग | Total 


मतदेय / Voted 


| प्रभृत / Charged 


राजस्व/ Revenu 


कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 
( कृषि प्रभाग ) 


133319800 


133319800 


Agriculture , Animal Husbandry and Co 
operative Department (Agriculture 
Division) 


पूंजी/Capital 


राजस्व / Revenu 


कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 
( पशुपालन प्रभाग) 


25000000 


90000000 


Agriculture , Animal Husbandry and Co 
operative Department (Animal 
Husbandry Division ) 


65000000 


पूंजी/ Capital 


भवन निर्माण विभाग 


राजस्व / Revenu 


20000000 


Building Construction Department 


पूंजी/Capital 


20000000 


राजस्व/ Revenu 


मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 
( मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग ) 


3000000 


3000000 


Cabinet Secretariat and Vigilance 
Department (Cabinet Secretariat and 
Co - ordination Division) 


पूंजी/ Capital 


राज्यपाल सचिवालय 


राजस्व / Revenu 


Secretariat of the Governor 


पूंजी/ Capital 


मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग 


Igr Fa / Revenu 


Cabinet (Election ) Department 


पूंजी/ Capital 


मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 
(निगरानी प्रभाग ) 


राजस्व / Revenu 


Cabinet Secretariat and Vigilance 
Department ( Vigilance Division) 


पूंजी/ Capital 


राजस्व/ Revenu 


परिवहन विभाग ( नागर विमानन प्रभाग ) 


50550000 


50550000 


8 


Transport Department (Civil Aviation 
Division ) 


पूंजी/ Capital 


कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 
( सहकारिता प्रभाग ) 


राजस्व/ Revenu 


Agriculture , Animal Husbandry and Co 
operative Department (Co- operative 
Division ) 


पूंजी/ Capital 


54 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 2 मार्च, 2016 


अनुसूची / Schedule 


( धाराएं 2 और 3 देखें | See Article 2 & 3 ) 


अनाधिक राशियां | Amount not to exceed 


मांग/विनियोग | सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | 
___ Demand / 

Services of Demand or 
Appropriation 

Appropriation 


राजस्व / पूंजी 
Revenue/ 
Capital 


झारखंड विधान सभा 

द्वारा दिए गए 
अनुदान | Grants 
approved by the 
Jharkhand Assembly 


राज्य की संचित 
निधि पर प्रभृत / 
Charged on the 

State 
Consolidated 

Fund 


योग | Total 


मतदेय / Voted 


| प्रभृत / Charged 


5 


ऊर्जा विभाग 


राजस्व / Revenu 


3341000 


1503341000 


Energy Department 


पूंजी/ Capital 


1500000000 


राजस्व/ Revenu 


उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


Excise and Prohibition Department 


पूंजी/ Capital 


योजना- सह -वित्त विभाग (वित्त प्रभाग ) 


राजस्व/ Revenu 


12 


Planning-cum - Finance Department 
(Finance Division ) 


पूंजी/ Capital 


ब्याज संदाय 


राजस्व/ Revenu 


70100000 


70100000 


Interest Payment 


पूंजी/ Capital 


___ -- - - 


-- - - 


राजस्व / Revenu 


__ - - - - 


ऋण की वापसी/ अदायगी 


155000000 


Repayment of loans 


पूंजी/ Capital 


155000000 


पेंशन 


राजस्व/ Revenu 


150000000 


150000000 


15 


Pension 


पूंजी/ Capital 


वित्त ( वाणिज्य कर) विभाग 


राजस्व/ Revenu 


14000000 


14000000 


17 


Finance (Commercial Tax ) Department 


पूंजी/ Capital 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता । 
मामले विभाग 


राजस्व/ Revenu 


423308000 


423308000 


18 


Food , Public Distribution and Consumer 
Affairs Department 


पूंजी/ Capital 


वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | 


राजस्व / Revenu 


716000 


716000 


19 


Forest, Environment and Climate 
Change Department 


पूंजी/ Capital 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार 
कल्याण विभाग 


राजस्व/ Revenu 


124821000 


564821000 


20 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 2 मार्च, 2016 


अनुसूची / Schedule 
( धाराएं 2 और 3 देखें | See Article 2 & 3 ) 


अनाधिक राशियां | Amount not to exceed 


मांग/विनियोग | सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | 
___ Demand / 

Services of Demand or 
Appropriation 

Appropriation 


राजस्व / पूंजी 
Revenue/ 
Capital 


झारखंड विधान सभा 

द्वारा दिए गए 
अनुदान | Grants 
approved by the 
Jharkhand Assembly 


राज्य की संचित 
निधि पर प्रभृत / 
Charged on the 

State 
Consolidated 

Fund 


योग | Total 


मतदेय / Voted 


| प्रभृत / Charged 


Health , Medical Education and Family 
Welfare Department 


पूंजी/ Capital 


440000000 


उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ( उच्च 
शिक्षा प्रभाग ) 


राजस्व/ Revenu 


55392000 


55392000 


21 


Higher and Technical Education 
Department (Higher Education Division ) 


पूंजी/ Capital 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( गृह 
प्रभाग ) 


राजस्व/ Revenu 


322677300 


___ -- -- 


459977300 


22 


Home, Jail and Disaster Management 
Department (Home Division ) 


पूंजी/ Capital 


137300000 


उद्योग विभाग 


राजस्व / Revenu 


152244800 


152244800 


23 


Industries Department 


पूंजी/ Capital 


सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग 


राजस्व / Revenu 


171850000 


171850000 


24 


Information and Public Relation 
Department 


पूंजी/Capital 


श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास 
विभाग 


राजस्व / Revenu 


1452000 


___ ---- 


1452000 


26 


Labour, Employment, Training and Skill 
Development Department 


पूंजी/Capital 


विधि विभाग 


Igr Fa / Revenu 


5615000 


- - - - 


। 


5615000 


27 


Law Department 


पूंजी/ Capital 


झारखंड उच्च न्यायालय 


राजस्व/ Revenu 


- - -- 


4200000 


4200000 


28 


High Court of Jharkhand 


पूंजी/ Capital 


राजस्व / Revenu 


खनन एवं भू- तत्व विभाग 


11183000 


11183000 


29 


Mines and Geology Department 


पूंजी/ Capital 


मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 
( संसदीय कार्य प्रभाग ) 


राजस्व / Revenu 


31 


Cabinet Secretariat and Vigilance 
Department (Parliamentary Affairs 
Division ) 


पूंजी/ Capital 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 2 मार्च, 2016 


अनुसूची / Schedule 


( धाराएं 2 और 3 देखें | See Article 2 & 3 ) 


अनाधिक राशियां | Amount not to exceed 


मांग/विनियोग | सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | 
___ Demand / 

Services of Demand or 
Appropriation 

Appropriation 


राजस्व / पूंजी 
Revenue/ 
Capital 


झारखंड विधान सभा 

द्वारा दिए गए 
अनुदान | Grants 

approved by the 
Jharkhand Assembly 


राज्य की संचित 
निधि पर प्रभृत / 
Charged on the 

State 
Consolidated 

Fund 


योग | Total 


मतदेय / Voted 


| 


प्रभृत / Charged 


विधान सभा 


राजस्व / Revenu 


12752000 600000 


13352000 


32 


Legislature 


पूंजी/ Capital 


18264000 


18264000 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग ( कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार 
प्रभाग ) 


राजस्व/ Revenu 


33 


Personnel, Administrative Reforms and 
Rajbhasha Department (Personnel and 
Administrative Reforms Division ) 


पूंजी/ Capital 


राजस्व/ Revenu 


झारखंड लोक सेवा आयोग 


34 


Jharkhand Public Service Commission 


पूंजी/ Capital 


राजस्व/ Revenu 


1100000 


1100000 


योजना-सह-वित्त विभाग ( योजना प्रभाग ) 


35 


Planning- cum - Finance Department 
(Planning Division ) 


पूंजी/ Capital 


राजस्व / Revenu 


42764000 


42764000 


पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 


36 


DrinkingWater and Sanitation Department 


पूंजी/ Capital 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 


राजस्व/ Revenu 


151000 


151000 


विभाग ( राजभाषा प्रभाग ) 


37 


Personnel , Administrative Reforms and 
Rajbhasha Department (Rajbhasha 
Division ) 


पूंजी/ Capital 


राजस्व/ Revenu 


10400000 


10400000 


राजस्व, भूमि सुधार तथा निबंधन विभाग 
(निबंधन प्रभाग) 


38 


Revenue, Registration and Land 
Reforms Department (Registration 
Division ) 


पूंजी/Capital 


| 4570100000 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( आपदा | राजस्व/ Revenu 
प्रबंधन प्रभाग ) 


4570100000 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 2 मार्च, 2016 


अनुसूची / Schedule 
( धाराएं 2 और 3 देखें | See Article 2 & 3 ) 


अनाधिक राशियां | Amount not to exceed 


मांग/विनियोग | सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | 
___ Demand / 

Services of Demand or 
Appropriation 

Appropriation 


राजस्व / पूंजी 
Revenue/ 
Capital 


झारखंड विधान सभा 

द्वारा दिए गए 
अनुदान | Grants 
approved by the 
Jharkhand Assembly 


राज्य की संचित 
निधि पर प्रभृत / 
Charged on the 

State 
Consolidated 

Fund 


योग | Total 


मतदेय / Voted 


प्रभृत / Charged 


Home, Jail and Disaster Management 
Department (Disaster Management 
Division ) 


पूंजी/ Capital 


राजस्व/ Revenu 


37940000 


66240000 


राजस्व , भूमि सुधार तथा निबंधन विभाग 
( राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग ) 


28300000 


Revenue, Registration and Land 
Reforms Department (Revenue and 
Land ReformsDivision ) 


पूंजी/ Capital 


राजस्व/ Revenu 


पथ निर्माण विभाग 


35068000 


2035068000 


41 


Road Construction Department 


पूंजी/ Capital 


2000000000 


राजस्व/ Revenu 


ग्रामीण विकास विभाग ( ग्रामीण विकास 
प्रभाग ) 


1937000 


1937000 


42 


Rural Development Department (Rural 
DevelopmentDivision ) 


पूंजी/Capital 


राजस्व/ Revenu 


2514000 


2514000 


उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान 
एवं प्रावैधिकी प्रभाग ) 


. 


43 


Higher and Technical Education 
Department (Science and Technology 
Division ) 


पूंजी/ Capital 


राजस्व/ Revenu 


स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 


2166000 


2166000 


44 


School Education and Literacy 
Department 


पूंजी/ Capital 


राजस्व/ Revenu 


250362810 


250362810 


सूचना प्रावैधिकी एवं ई- गवर्नेस विभाग 


45 


45 


Information Technology and E -Governance 
Department 


पूंजी/Capital 


राजस्व / Revenu 


1808000 


1808000 


पर्यटन , कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य | 
विभाग (पर्यटन प्रभाग ) 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 2 मार्च, 2016 


अनुसूची / Schedule 


( धाराएं 2 और 3 देखें | See Article 2 & 3 ) 


अनाधिक राशियां | Amount not to exceed 


मांग/विनियोग | सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | 
___ Demand / 

Services of Demand or 
Appropriation 

Appropriation 


राजस्व / पूंजी 
Revenue/ 
Capital 


झारखंड विधान सभा 

द्वारा दिए गए 
अनुदान | Grants 
approved by the 
Jharkhand Assembly 


राज्य की संचित 
निधि पर प्रभृत / 
Charged on the 

State 
Consolidated 

Fund 


योग | Total 


मतदेय / Voted 


प्रभृत / Charged 


Tourism , Art Culture , Sports and Youth 
Affairs Department (Tourism Division ) 


पूंजी/ Capital 


राजस्व/ Revenu 


परिवहन विभाग ( परिवहन प्रभाग ) 


47 


Transport Department ( Transport 
Division) 


पूंजी/ Capital 


नगर विकास एवं आवास विभाग ( नगर 
विकास प्रभाग) 


राजस्व/ Revenu 


2228100000 


2228100000 


48 


Urban Development and Housing 
Department (Urban Development 
Division ) 


पूंजी/ Capital 


जल संसाधन विभाग ( जल संसाधन प्रभाग ) 


राजस्व / Revenu 


875900000 


49 


Water Resources Department (Water 
Resources Division ) 


पूंजी/ Capital 


875900000 


जल संसाधन विभाग ( लघु सिंचाई प्रभाग ) 


राजस्व/ Revenu 


50 


Water Resources Department (Minor 
Irrigation Division ) 


पूंजी/ Capital 


कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग ) 


राजस्व/ Revenu 


1203556340 


1203556340 


51 


Welfare Department (Welfare Division ) 


पूंजी/ Capital 


6540000 


- - - - 


6540000 


पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य 
विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा । 
कार्य प्रभाग ) 


राजस्व/ Revenu 


52 


Tourism , Art Culture , Sports and Youth 
Affairs Department Art Culture , Sports 
and Youth Affairs Division ) 


पूंजी/ Capital 


कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 
( मत्स्य प्रभाग ) 


राजस्व / Revenu 


53 


Agriculture , Animal Husbandry and Co 
operative Department ( Fishery Division ) 


पूंजी/ Capital 


कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 
( डेयरी प्रभाग ) 


राजस्व/ Revenu 


54 


Agriculture , Animal Husbandry and Co 
operative Department ( Dairy Division) 


पूंजी/ Capital 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 2 मार्च, 2016 


अनुसूची / Schedule 
( धाराएं 2 और 3 देखें | See Article 2 & 3 ) 


अनाधिक राशियां | Amount not to exceed 


मांग/विनियोग | सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | 
___ Demand / 

Services of Demand or 
Appropriation 

Appropriation 


राजस्व / पूंजी 
Revenue/ 
Capital 


झारखंड विधान सभा 

द्वारा दिए गए 
अनुदान | Grants 
approved by the 
Jharkhand Assembly 


राज्य की संचित 
निधि पर प्रभृत / 
Charged on the 

State 
Consolidated 

Fund 


योग | Total 


मतदेय / Voted 


| प्रभृत / Charged 


राजस्व / Revenu 


ग्रामीण विकास विभाग ( ग्रामीण कार्य 
प्रभाग ) 


55 


Rural Development Department (Rural 
Works Division ) 


पूंजी/ Capital 


ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज 
प्रभाग ) 


राजस्व/ Revenu 


8185000 


8185000 


56 


Rural Development Department 
(Panchayati Raj Division ) 


पूंजी/ Capital 


नगर विकास एवं आवास विभाग ( आवास 
प्रभाग) 


राजस्व/ Revenu 


100000 


100000 


57 


Urban Development and Housing 
Department (Housing Division ) 


पूंजी/ Capital 


राजस्व/ Revenu 


स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ( सेकेंडरी 
शिक्षा प्रभाग ) 


568623500 


___ ---- 


568623500 


58 


School Education and Literacy 
Department (Secondary Education 
Division ) 


पूंजी/Capital 


स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ( प्राथमिक | राजस्व/ Revenu 
एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग ) 


2025298000 


- - -- 


2025298000 


59 


School Education and Literacy 
Department (Primary and Adult 
Education Division ) 


पूंजी/ Capital 


महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा 
विभाग 


राजस्व / Revenu 


437617000 


437617000 


60 


Women , Child Development and Social 
Security Department 


पूंजी/ Capital 


राजस्व/ Revenu 


13113816550 


74900000 | 13188716550 


योग | Total 


पूंजी/ Capital 


5066500000 


155000000 


5066500000 


महायोग | Grand Total 


18180316550 


229900000 18410216550 


60 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 2 मार्च, 2016 


अधिसूचना 

22 फरवरी, 2016 ई01 
संख्या -01आश्वा० -02/2015- 477/वि०स०| सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित 
किया जाता है कि झारखण्ड विधान- सभा की अधिसूचना सं०-01आश्वा० -02/ 2015-88/वि०स०, 
दिनांक 23 फरवरी, 2015 एवं अधिसूचना सं०- 01आश्वा० -2/ 15- 102/वि०स० , राँची, दिनांक 27 
फरवरी , 2015 के क्रम में एतद् द्वारा झारखण्ड विधान- सभा की सरकारी आश्वासन समिति का 
कार्यकाल दिनांक 31 मार्च, 2016 तक विस्तारित किया जाता है । 

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान- सभा के आदेश से , 


बिनय कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान - सभा, राँची । 


अधिसूचना 

16 सितम्बर, 2016 ई० । 
संख्या -ध्या० एवं अनागत प्र0- 01 /15-1380/वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की 
जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य 
संचालन के नियम - 253 (1 ) के अधीन माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान- सभा ने वर्ष 2015 -16 
के शेष अवधि के लिए श्री हरिकृष्ण सिंह,स०वि०स० को श्रीमती विमला प्रधान, स०वि०स० के 
स्थान पर झारखण्ड विधान - सभा की प्रश्न ध्यानाकर्षण एवं अनागत प्रश्न समिति का सभापति 
मनोनीत किया है एवं श्रीमती विमला प्रधान , स०वि०स० शेष अवधि के लिए उक्त समिति का 
सदस्य बनी रहेगी । 

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से समिति के अगले गठन 
तक होगा | 


माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान - सभा, राँची । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 2 मार्च, 2016 


अधिसूचना 

22 फरवरी, 2016 ई01 
संख्या - आंत0-02/2015 - 423/वि0स0| झारखण्ड विधान - सभा के अधिसूचना सं०- आंत० 
02/ 2015- 36 ,वि०स०, दिनांक 23 फरवरी , 2015 के क्रम में झारखण्ड विधान - सभा की आंतरिक 
संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति का कार्यकाल दिनांक 31 मार्च, 2016 तक विस्तारित 
किया जाता है । 

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा के आदेश से , 


बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान -सभा, राँची । 


अधिसूचना 
16 जून , 2016 ई० । 


संख्या- ध्या० एवं अना०प्र०- 03/ 2015- 669/वि०स० | एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी 
के लिए प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 4 मार्च, 2015 को सदन में श्री राधाकृष्ण किशोर 
एवं अन्य स०वि०स० की राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स ), राँची में व्याप्त अव्यवस्था को दूर 
करने विषयक ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार के उत्तर एवं सदन में हुए वादविवाद के आलोक 
में उपर्युक्त विषय की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य 
संचालन के नियम -233 (1) के अधीन अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा द्वारा झारखण्ड विधान - सभा 
सचिवालय के अधिसूचना सं०- ध्या० एवं अना०प्र०- 03 /15 -142/वि०स०, राँची, दिनांक 
17 मार्च, 2015 द्वारा गठित विशेष समिति का कार्यकाल एक माह अर्थात् दिनांक 
15 जुलाई , 2015 तक के लिए विस्तारित किया जाता है | 


माननीय अध्यक्ष , झारखण्ड विधान - सभा के आदेश से , 

तेजनारायण पाण्डेय , 

संयुक्त सचिव, 
झारखण्ड विधान - सभा , राँची । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 2 मार्च, 2016 


अधिसूचना 


29 जून , 2016 ई० । 


संख्या- कार्मिक -15 /15-813/वि०स० । सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया 
जाता है कि ज्यूडिशयल कमिश्नर-पपपएराँची द्वारा सेशन ट्रायल नं0-135 /1994 में पारित 
न्यायादेश में श्री कमल किशोर भगत ,सदस्य, झारखण्ड विधान- सभा, क्षेत्र सं0-72 लोहरदगा के 
विरुद्ध दोषसिद्धि ;ब्वदअपबजपवदद्ध के परिणामस्वरूप भारत का संविधान के अनुच्छेद-191(1 ) 
( 50) तथा जनप्रतिनिधित्व नियम त्मचतमेमदजंजपवद व चिमवचसम | बजद्धए1951 की धारा 
8 के प्रावधानों के तहत् श्री कमल किशोर भगत को दोषसिद्धि की तिथि अर्थात् दिनांक 
23 जून , 2015 के प्रभाव से झारखण्ड विधान - सभा की सदस्यता से निरहित किया जाता है । 


माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान - सभा, राँची । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 7 -50 + 200 | 


